निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 


बिहार 


सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


संख्या 46 


21 कार्तिक , 1930 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

12 नवम्बर , 2008 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


0-00 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 
भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन, आई0 ए0 , आई ०एससीo , 

बी 0 ए0 , बी ० एस ० सी ० , एम 0 ए 0 , एम 0 एससी ० , 
लॉ भाग-1 और 2 , एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 
बी ० एस ० ई ० , डिपo- इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा- फल , कार्यक्रम, 

छात्रवृत्ति प्रदान , आदि । 
भाग-1 ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों 

द्वारा 
निकाले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएं और 
नियम आदि । 


भाग-4 बिहार अधिनियम 
भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, 

उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन 

के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकि है। 
भाग -8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन 

के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 9 - विज्ञापन 
भाग-9- क — वन विभाग की निलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन , सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं , और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 


0-00 


भाग- 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और 
नियम , भारत गजट और राज्य गजटों के 
उद्धरण । 


पूरक 
पूरक - क 


2-2 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


2 


बिहार गजट , 12 नवम्बर 2008 


बिहार गजट 


का 


पुरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सं०- 6 / S0 वि 0 आ 0 7037/2002 श्र 0 सं0–2128 

श्रम संसाधन विभाग 


संकल्प 

30 जून 2008 
विभागीय संकल्प संख्या 1570 दिनांक 03.05.97 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के आलोकमें संकल्प संख्या -459 , 
दिनांक 27.02.02 द्वारा श्री शशि भूषण सिंह तत्कालीन प्राचार्य, औ0 प्रशि 0 संस्थान, दीघाघाट, पटना सम्प्रति सेवा निवृत प्रभारी 
उप निदेशक प्रशिक्षण, निदेशालय मु 0, पटना को उनके विरूद्ध कतिपय आरोपों के लिए संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धियों 
रोकने एवं निन्दन की सजा प्रख्यापित की गयी थी । 

उक्त आदेशों के विरूद्ध श्री सिंह ने माननीय पटना उच्च न्यायलय, पटना में सी 0 डब्लू0 जे0 सी ० 
सं0-10545 / 2006 दायर किया , जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने दिनांक 09.01.07 पारित न्यायादेश में श्री सिंह के 
विरूद्ध प्रखयापित उक्त विभागीय संकल्प सं 0 459 27.02.02 को मान्य प्रक्रिया के अनुशरण नहीं किये जाने की स्थिति में 
अपास्त ( Quashed ) कर दिया गया एवं यह न्याय निदेश दिया गया कि विभाग यदि चाहे तो जहाँ से मान्य प्रक्रिया का 
अनुशरण नहीं (Vitiated ) किया गया है, वहाँ से विभाग कारबाई कर सकती है । इस बीच श्री सिंह दिनांक 31.07.2003 को 
सेवा निवृत हो गए । 

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त विभागीय पत्र संख्या 
1378 दिनांक 18.04.07 द्वारा श्री सिंह को नैसर्गिक न्याय का समुचित सुअवसर प्रदान करते हुए उनसें द्वितीयक कारण पृच्छत 
समर्पित करने का अवसर प्रदान किया गया एवं तत्कालीन उप सचिव - सह- संचालन पदाधिकारी द्वारा साक्षात सुनवाई की 


गई । 


श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीयक कारण पृच्छा एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में श्री सिंह को 
दोषी नहीं पाया गया है । अतः सरकार द्वारा सम्यक समीक्षोपरान्त एवं इस तथ्य के मददे नजर की श्री सिंह सरकारी सेवा से 
सेवा निवृत हो चुके हैं , माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्याय निदेश के अनुपालन में श्री शशिभूषण सिंह, 
उप निदेशक (दिनांक – 31.07.03 को सेवानिवृत) के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं 0 459, दिनांक 27.02.02 द्वारा प्रख्यापित 
दण्डों से मुक्त करने का निर्णय लिया गया । 
आदेशः - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतिलिपि श्री 

शशिभूषण सिंह, सेवानिवृत प्रभारी उप निदेशक, प्रशिक्षण , निदेशालय (मु०), पटना एवं संबंधित को सूचनार्थ एवं 
आवश्यक कारबाई हेतु प्रेषित की जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विश्वनाथ प्रसाद, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट का पूरक ( अ 0 ), 34-571 + 00 - डी 0 टी 0 पी 0 A 


